रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


. 


STEP 


- 


. 
: 
. 
. 


-- 


4 


17 


.- 
- 


. 


. 


:: 


-11 


.. 


. 
. 
. 

- 
- 
- 


. 
. 


: . 


. 


- 


F 


- 


- 
- 


-- 


सामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


INM 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2049 ] 
No. 2049 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , अगस्त 17 , 2016 / श्रावण 26 , 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY , AUGUST 17 , 2016 /SRAVANA 26 , 1938 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2016 
का . आ . 2728( अ). - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त अधिनियम , 2016 ( 2016 का 28) की धारा 199 की उपधारा 
(1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय घोषणा स्कीम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल 
नियम कहा गया है) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-- 
1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय घोषणा स्कीम (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 है । 

( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. मूल नियमों के नियम 3 में , उपनियम ( 1) में , खंड ( घ) में उपखंड (II ) के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् :-- 

‘‘परंतु जहां घोषणाकर्ता द्वारा स्थावर संपत्ति का अर्जन राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत 
विलेख द्वारा साक्षीकृत है, वहां ऐसी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य घोषणाकर्ता के विकल्प पर ऐसे स्टाम्प शुल्क 
मूल्य के रूप में लिया जा सकेगा , जिसकी वृद्धि वर्ष 2016 -17 के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के उसी अनुपात में है 
जो उस वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक है, जिसमें संपत्ति रजिस्ट्रीकृत की गई थी : 
परंतु यह और कि जहां स्थावर संपत्ति का अर्जन एक अप्रैल , 1981 से पूर्वकिया गया था , पहले परंतुक के उपबंधों का 
प्रभाव ऐसे होगा मानो "स्टाम्प शुल्क मूल्य " शब्दों के स्थान पर "किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से घोषणाकर्ता द्वारा 


4056 GI/ 2016 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii) ] 


अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 1 अप्रैल , 1981 को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य" शब्द और " उस वर्ष के 
लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, जिसमें संपत्ति रजिस्ट्रीकृत की गई थी " शब्दों के स्थान पर " वर्ष 1981-82 के लिए 
लागत मुद्रास्फीति सूचकांक " शब्द रखे गए थे । 


स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए ,-- 


(i) " स्टाम्प शुल्क मूल्य " से राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा किसी स्थावर संपत्ति की बाबत स्टाम्प 

शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए अंगीकृत या निर्धारित मूल्य अभिप्रेत है ; 
" लागत मुद्रास्फीति सूचकांक " से आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के 

अधीन यथाअधिसूचित ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है । । 
3. मूल नियमों में , प्ररूप-1 के उपाबंध में ,-- 


( अ ) क्रम सं . III में , मद सं . 1 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी , अर्थात् :-- 


. . . . . . . 


. . 


. . 


. . 


. . . 


. . 


. . 


. . . . . . 


. . 


. . 


. . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . 


. . 


. . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . 


. . . . . . . . . . . 


" 1. स्थावर संपत्ति " मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें " 
(i) संपत्ति की प्रकृति ( भूमि /भवन/फ्लैट आदि ) 
( ii) संपत्ति का पता .... 
(iii) वह नाम, जिसके अधीन धारण की गई है.................. 
( iv) अर्जन की तारीख . 

नियम 3(1)(घ)(I) के अनुसार अर्जन की लागत ................ 
( vi ) नियम 3(1)(घ)(II) के अनुसार 1 जून , 2016 को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा यथा प्रक्कलित 

मूल्य............ 
( vii) नियम 3(1)(घ) के परंतुक के अनुसार मूल्य........... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


| रजिस्टीकत विलेख की यदि संपत्ति का अर्जन 1 . 4 . 1981 को यदि संपत्ति का अर्जन 
पहचान संख्या और या उसके पश्चात् किया गया है तो से पूर्व किया गया है तो 1. 4. 1981 | संपत्ति 
तारीख स्टाम्प शुल्क के लिए अंगीकृत मूल्य को उचित बाजार मूल्य 

सूचकांकित मूल्य 


का 


. . . 


. . . . . 


. . . . 


. . . . 


. . 


. . 


. . . . . 


। 


( viii) 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य ..... ..........."; 
( आ ) क्रम सं. (IV ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" V. क्या (I) में निर्दिष्ट आय का कोई भाग किसी काल्पनिक दायित्व के रूप में है............. हां / नहीं 
VI. यदि ( V ) का उत्तर हां में है तो क्या ऐसा दायित्व प्रत्यक्षत : तुलन पत्र में प्रकटित किसी आस्ति से संबंधित है 
............. हां नहीं 
VII . यदि ( VI ) का उत्तर नहीं है तो निम्नलिखित प्रस्तुत करें : 


[ 471 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1. Bragica ufa 
2. वित्त वर्ष, जिसमें उत्तरदायित्व सृजित किया गया था 


3 . 


Gira af 


atit ........... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


[3f914 HT H . 74 /2016 / 47. .142 /8 /2016 - 4148 ] 

डॉ . टी . एस . मपवाल, अवर सचिव 
feuqur : 41FH HRAT 17647 , FT.31. 1831 (3 ) arta 19 h , 2016 ERT 4 * feta fany Ty Bite 3feat 

# . 01.31 . 2705 ( 37 ) arte 12 Pula, 2016 at Sifah HPĪTER PAT PATI 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th August, 2016 
S .O . 2728 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and sub - section (2 ) of section 199 of the 
Finance Act , 2016 ( 28 of 2016 ), the Central Board of Direct Taxes, makes the following rules further to amend the 
Income Declaration Scheme Rules, 2016 (hereinafter referred to as the principal rules) namely: 
1. (1) These rules may be called the Income Declaration Scheme ( Third Amendment) Rules, 2016 . 

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the OfficialGazette . 
2. In the principal rules, in rule 3, in sub -rule (1), in clause (d), after sub -clause ( II) following shall be inserted , namely : 

“Provided that where the acquisition of immovable property by the declarant is evidenced by a deed registered 
with any authority of a State Government, the fair market value of such property shall , at the option of the declarant,may 
be taken on the stamp duty value as increased by the same proportion as Cost Inflation Index for the year 2016 - 17 bears 
to the Cost Inflation Index for the year in which the property was registered : 

Provided further that where the immovable property was acquired before the 1st day of April ,1981, the 
provisions of the first proviso shall have effect as if for the words “ stamp duty value ” , the words the fair market value of 
the property as on 1st day of April , 1981 on the basis of the valuation report obtained by the declarant from a registered 
valuer” , and for the words “ Cost Inflation Index for the year in which the property was registered ” , the words “ Cost 
Inflation Index for the year 1981 -82” had been substituted . 
Explanation - For the purposes of this clause , 
(i) “ stamp duty value” means the value adopted or assessed by any authority of the State Government for the purposes of 
payment of stamp duty in respect of an immovable property ; 
( ii ) “ Cost Inflation Index” means such index as notified under clause (v ) of Explanation to section 48 of the Income-tax 
Act, 1961. . 
3 . In the principal rules, in Annexure to Form - 1, 
( A ) In serial number III, for item number 1 , the following item shall be substituted , namely : 
“ 1. Immovable property (attach valuation report) 

(i) Nature of property (land /building/flat etc.) 
(ii) Address of the property 
(iii ) Name(s ) under which held 
( iv ) Date of acquisition 
(v ) Cost of acquisition as per rule 3 (1)(d )(I) 
(vi) Value as estimated by the registered valuer 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


on1s June, 2016 as per rule 3(1)(d )(II) 
(vii) Value as per proviso to Rule 3(1) (d ) 


Identification number and 
date of the registered deed 


Value adopted for stamp duty , 
if property is acquired on or 

after 01.04. 1981 


Fair market value as on 

01 .04 . 1981 , if property 
acquired before 01.04. 1981 


Indexed value of the 

property as on 
01. 06 .2016 


( viii ) Fair market value as per rule 3 


(B ) After serial number IV , the following shall be inserted, namely: 
“ V . Whether any part of incomereferred in (I) is in the form 

Yes No 
of fictitious liability 
VI. If reply to ( V ) is Yes, whether such liability is directly linked to any asset disclosed in the balance sheet 

Yes No 
VII. If reply to (VI) is No , furnish the following: 
1. Nature of liability 
2 . Financial year in which the liability was created 
3 . Amount of liability 

[Notification No. 74 /2016 / F .No. 142/8 /2016 - TPL ] 

Dr. T . S .MAPWAL , Under Secy . 


Note:- The principal rules were published vide notification number S .0 . 1831 (E ) dated the 19th May , 2016 and last 

amended vide notification number S .O . 2705 (E ) dated the 12th August, 2016 . 


Digitally signed by 

RAJ KUMAR 
RAJKUMAR 

Date : 2016 .08 .19 
13 :06 : 20 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


